रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 9 , 2018 / माघ 20 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 9, 2018 /MAGHA 20, 1939 


सं . 545 ] 
No . 545 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018 


का . आ . 622( अ ). - केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के 
पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 34( भूतपूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 108) के 
101.060कि0मी0 से 110.860कि0मी0 तक के भूखण्ड ( गंगोत्री से धरासु ) के ( 2लेन / पेव्ड सोल्डर सहित 2 लेन का बनाने , 
आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में 
दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


__ कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर 
सकेगा; 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को लिखित रूप में किया जाएगा और 
उसमें उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और समक्ष प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी 
द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् , यदि 
कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनज्ञात कर सकेगा या अन 
सकेगा; 


| वश्यक 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 


होगा; 


813 GI/ 2018 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू - रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


प्रकृति 


2 


5 


8 


2 


बंजर 


अनुसूची 3( क ) 
उतराखण्ड राज्य के उतरकाशी जिले के डुण्डा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 34 ( पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 

संख्या - 108) के कि0मी0 101 .060 से 110. 860 कि०मी तक ( गंगोत्री से धरासू) राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए 
अर्जन की जाने वाली ( 2लेन / 2लेन पेव्ड शोल्डर के साथ ) संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 
क्रम । जिला 

तहसील गांव का खसरा भूमि का भूमि की 

क्षेत्रफल (हेक्टेयर ) 
संख्या का नाम | का नाम नाम । संख्या प्रकार 

3 

4 
उतरकाशी डुण्डा । 5. सिंगोटी 

सरकारी 

0. 0842 
सरकारी 

0 . 0759 
सरकारी 

0. 0090 
209 निजी 

सिंचित 

0 .0010 
सिंचित 

0 . 0030 
342 निजी 

सिंचित 

0 . 0035 
380 निजी सिंचित 

0 . 0010 
5. गाँव का कुल रकबा 

0 . 1776 
कुल योग 

0. 1776 


बंजर 
बंजर 


336 


निजी 


[ फा . सं. - चारधाम / आर. / ओ. / यूके . / डीपीआर / पैकेज - 4 / चारधाम / एकॉम / एल. ए ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th February , 2018 


S. 0 . 622 ( E).- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section of 3A of the National 
Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government , after being 
satisfied that for the public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is 
required for building (2lanel 2 lane with paved shoulder, etc.), maintenance, management and operation of National 
Highway No. 34 (erstwhile National Highway No. 108 ), on the stretch of the land from Km 101.060 to Km 110 .860 
(Gangotri to Dharasu ) in the district of Uttarkashi in the State of Uttarakhand , hereby declares its intention to 
acquire such land ; 


Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1 ) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely , the Additional District Officer , 
Uttarkashi, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , and may, after hearing all such objections and 


[ HTT II - gus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


after making such further enquiry, if any , as the competent authority thinks necessary , by order, either allow or 
disallow the objections; 


Any order made by the competent authority under sub -section (2) of section 3C of the said Act shall be 


final ; 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 


SCHEDULE 3 (A ) 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from 
Km . 101 .060 to 110 .060 Km . on the NH - 34 (Gangotri to Dharasu ) for Widening of Road (2 lane /2 lane with 

paved Shoulder ) of Dunda Tehsil in Uttarkashi District in the State of Uttarakhand . 


Survey 


Name of 
District 


Name of 

Tehsil 


Name of 
Village 


Type 
of land 


Nature 
of land 


Area (Hect.) 


No . 


No. 


3 


5 
2 


Uttarkashi 


Dunda 


5.Singoti 


0 .0842 


62 


209 
336 
342 


Government Banjar 
Government Banjar 
Government Banjar 
Private 

Irrigated 
Private Irrigated 
Private Irrigated 

Private Irrigated 
5 . Total Area of Village 


0 .0759 
0 .0090 
0 . 0010 
0 .0030 
0 .0035 


380 


0 .0010 


0 . 1776 


Grand Total 


0 . 1776 


[ F . NO . CHARDHAM /RO /UK /DPR /PKG - 4 /CHARDHAM / AECOM /LA ) 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


शुद्धिपत्र 


CORRIGENDUM 


facen , 9 


POST, 2018 


New Delhi, the 9th February , 2018 


01. 311..623 (31). - Dosta R , Preta Puthraf 
3faf9H, 1956 ( 1956 ĐT 48) 51 HTKT 3 quê ( 5) GTVI 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
2577 ( 31) arta 11 3TRA , 2017, UT Ara ð 1614 3RIETY , 
HTT lleus 3 – 84 - que ( ii ) † arta 11 31784 , 2017061 
प्रकाशित की गई थी , में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, 
अर्थातः 


S . O . 623( E ). - In the schedule to the Notification 
of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O . 2577(E ), dated the 
11 August, 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II -Section - 3 -Sub - section ( ii ), dated the 
11 August, 2017 , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( a) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Genwala ” for survey no . 994M read as 994, 995M read as 
995 , 998M read as 998, 999M read as 999, 1001M read as 
1001, 1002M read as 1002, 1003M read as 1003, 1021M 
read as 1021, 1023M read as 1023, 1024M read as 1024, 
1025M read as 1025, 1027M read as 1027 , 1031M read as 
1031, 1033M read as 1033, 1034M read as 1033, 1034M 
read as 1034, 1037M read as 1037, 1039M read as 1039 , 
1040M read as 1040, 1041M read as 1041 , 1042M read as 
1042 , 1043M read as 1043 , 1044M read as 1044 , 1047M 
read as 1047, 1049M read as 1049 , 1054M read as 1054 , 
1055M read as 1055 , 1059M read as 1059 , 1061M read as 
1061, 1062M read as 1062 , 1063M read as 1063 , 1064M 
read as 1064, 1065M read as 1065 , 1066M read as 1066 , 
1067M read as 1067, 1068M read as 1068 , 1080M read as 
1080 , 1081M read as 1081, 1088M read as 1088 , 1089M 
read as 1089, 1090M read as 1090, 1092M read as 1092, 
1093Mread as 1093 , 1225M read as 1225, 1231M read as 
1231, 1232M read as 1232 , 1233M read as 1233, 1236M 
read as 1236, 1237M read as 1237, 1238M read as 1238 , 
1242M read as 1242, 1244M read as 1244, 1246M read as 
1246 , 1247M read as 1247 , 1268M read as 1268, 1270M 
read as 1270, 1271M read as 1271, 1272M read as 1272, 
1273M read as 1273, 1277M read as 1277, 1278M read as 
1278, 1279M read as 1279 and 1281Mread as 1281; 


( क ) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव “ गेंवला” में 
खसरा संख्या 994म. के स्थान पर 994, 995म. के स्थान पर 
995 , 998म . के स्थान पर 998, 999म . के स्थान पर 999, 
1001म . के स्थान पर 1001, 1002म . के स्थान पर 1002, 
1003म . के स्थान पर 1003 , 1021म. के स्थान पर 1021 , 
1023म . के स्थान पर 1023 , 1024म . के स्थान पर 1024 
1025म. के स्थान पर 1025, 1027म. के स्थान पर 1027 , 
1031म . के स्थान पर 1031, 1033म . के स्थान पर 1033, 
1034म. के स्थान पर 1034, 1037म. के स्थान पर 1037 , 
1039म . के स्थान पर 1039 , 1040म. के स्थान पर 1040, 
1041म . के स्थान पर 1041, 1042म. के स्थान पर 1042, 
1043म . के स्थान पर 1043, 1044म . के स्थान पर 1044 
1047म. के स्थान पर 1047, 1049म . के स्थान पर 1049 , 
1054म. के स्थान पर 1054, 1055म . के स्थान पर 1055, 
1059म. के स्थान पर 1059 , 1061म. के स्थान पर 1061, 
1062म. के स्थान पर 1062, 1063म. के स्थान पर 1063 
1064म. के स्थान पर 1064, 1065म. के स्थान पर 1065, 
1066म. के स्थान पर 1066, 1067म. के स्थान पर 1067, 
1068म . के स्थान पर 1068, 1080म. के स्थान पर 1080 , 
1081म. के स्थान पर 1081, 1088म . के स्थान पर 1088 , 
1089म . के स्थान पर 1089 , 1090म. के स्थान पर 1090 , 
1092म. के स्थान पर 1092, 1093म . के स्थान पर 1093, 1225म. 
के स्थान पर 1225 , 1231म . के स्थान पर 1231 , 1232म. के 
स्थान पर 1232 , 1233म. के स्थान पर 1233, 1236म . के स्थान 
पर 1236, 1237म . के स्थान पर 1237 , 1238म. के स्थान पर 
1238 , 1242म . के स्थान पर 1242, 1244म. के स्थान पर 
1244, 1246म. के स्थान पर 1246 , 1247म . के स्थान पर 
1247, 1268म . के स्थान पर 1268 , 1270म. के स्थान पर 
1270, 1271म. के स्थान पर 1271, 1272म . के स्थान पर 
1272, 1273म . के स्थान पर 1273, 1277म. के स्थान पर 
1277 , 1279म. के स्थान पर 1279 एवं 1281म. के स्थान पर 
1281 पढ़ा जाए ; 
( ख) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव “गेंवला” में 
खसरा संख्या 1280म. के भूमि का प्रकार “ सरकारी " के स्थान 
पर “ सरकारी / निजी” तथा भूमि की प्रकृति “ सड़क " के स्थान पर 
“ सड़क / परती ", खसरा संख्या 993म. के भूमि का प्रकार “ सा. नि .वि . 
" के स्थान पर “ सरकारी + नजी” तथा भूमि की प्रकृति “ सड़क " के 
स्थान पर “ सड़क / बंजर ", खसरा संख्या 1211म. के भूमि का प्रकार 
“ सा .नि .वि.” के स्थान “ सा.नि. वि .+निजी ” तथा भूमि की प्रकृति “ सड़क " 
के स्थान पर “ सड़क +बंजर" पढ़ा जाए ; 
( ग) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव “रतूड़ीसेरा ” में 
खसरा संख्या 327म. के स्थान पर 327 , 328म . के स्थान पर 
328, 390म. के स्थान पर 390 ,391म. के स्थान पर 391 , 392म . 
के स्थान पर 392, 414म. के स्थान पर 414, 415म . के स्थान 
पर 415, 433म . के स्थान पर 433 , 437म. के स्थान पर 437 , 
438म . के स्थान पर 438 , 440म. के स्थान पर 440, 441म. के 
स्थान पर 441, 448म. के स्थान पर 448,453म . के स्थान पर 
453, 455म . के स्थान पर 455 , 456म . के स्थान पर 456 , 
461म . के स्थान पर 461, 462म . के स्थान पर 462 , 463म. के 
स्थान पर 463 , 465म. के स्थान पर 465 पढ़ा जाए; 
( घ) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव “ मातली " में 
खसरा संख्या 2127 के भूमि का प्रकार को “निजी ” के स्थान 
पर “ सरकारी ” तथा भूमि की प्रकृति को " असिंचित " के स्थान 
पर " गुल", खसरा संख्या 2129 के भूमि का प्रकार को “निजी " 
के स्थान पर “ सरकारी” एवं खसरा संख्या 2130 के भूमि का 
प्रकार को “निजी ” के स्थान पर “ सरकारी ” पढ़ा जाए ; 


(b ) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Genwala ” survey no . 1280M under " type of land ” for 
“ Govt” read as “Govt/Private ” and under “ nature of land ” 
for “ Road ” read as “ Road/Parti ” , survey no . 993M under 
" type of land ” for “ PWD ” read as “ Govt + Private ” and 
" nature of land” for “ Road ” read as “ Road / Banjar” , 
survey no. 1211M under " type of land ” for “ PWD" . 
Read as “ PWD + Private ” and “ nature of land ” for “ Road ” 
read as “ Road + Banjar” ; 
(c ) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Raturisera” for survey no . 327M read as 327 , 328M read 
as 328 , 390M read as 390 , 391M read as 391 , 392M read as 
392, 414M read as 414, 415M read as 415, 433M read as 
433 , 437M read as 437, 438M read as 438, 440M read as 
440 , 441M read as 441, 448M read as 448 , 453M read as 
453 , 455M read as 455 , 456M read as 456 , 461M read as 
461, 462M read as 462 , 463M read as 463, 465M read as 
465; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ङ ) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव " बड़ेथी" में 
खसरा संख्या 882 के स्थान पर 882म. एवं भूमि का प्रकार को 
"निजी ” के स्थान पर "निजी + सा. नि .वि .", खसरा संख्या 1662 के 
भूमि का प्रकार को “ सरकारी ” के स्थान पर “निजी ” तथा भूमि 
की प्रकृति को "बंजर " के स्थान पर " असिंचित " पढ़ा जाए ; । 
( च) संबधित क्रम संख्या 1 के कॉलम 4 में गाँव “ बड़ेथी" में 
खसरा संख्या 1755 के स्थान 1753 एवं भूमि का प्रकार को 
“निजी” के स्थान पर “ सरकारी” तथा भूमि की प्रकृति को 
"सिंचित ” के स्थान पर “बंजर " पढ़ा जाए; 


(d ) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Matali ” survey no . 2127 under " type of land” for 
" private ” read as “Govt” and under " nature of land ” for 
“ Non Irrigated ” read as “ Gul” ,survey no . 2129 under “ type 
of land” for “ private ” read as “ Govt” and survey no . 2130 
under “ type of land ” for “ private ” read as “Govt ” ,; 
(e ) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Barethi” for survey no . 882 read as 882Munder " type of 
land ” for “ Private ” read as “ Private + PWD" , survey no . 
1662 under“ type of land ” for “ Govt” read as “ Private ” and 
“ nature of land” for “ Banjar” read as “ Non irrigated" ; 
(f) Against serial number 1 relating to column 4 in village 
“ Barethi” for survey no . 1755 read as 1753 and under 
" type of land” for “ private ” read as “ Government” and 
under “ nature of land ” for “ Irrigated ” read as “ Banjar” ; 


[ F. No.- CHARDHAM/ RO / UK/ DPR/ PKG- 4/CHARDHAM/ AECOM/ LA] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


th 


Footnote: ( 1 ) The Principal notification by Sub- Section ( 1 ) of Section 3A was published vide S. O . 2577 ( E), dated 

11 August, 2017inthe Gazette of India, Extraordinary Part II , Section 3, Sub - Section(ii ), the dated 11 
August, 2017 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018.02.15 
20: 19: 10 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


